सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

14 चैत्र 1936 ( श०) 
संख्या 148 राँची , शुक्रवार 

4 अप्रैल , 2014 (ई०) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
17 फरवरी , 2014 


संख्या-4/नि0 सं0-12- 48/ 2014 का .- 1496 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी, मेदिनीनगर (पलामू) के पद पर 
पदस्थापित श्री राकेश कुमार , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला - भागलपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक सूचना एवं जन- सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड भवन, नई दिल्ली स्थित सूचना केन्द्र में उप निदेशक 
के पद पर प्रतिनियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 अप्रैल , 2014 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण ) 148 - 50 | 


